सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 776 राँची, शुक्रवार , 


11 अक्टूबर , 2019 (ई ० ) 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 
11 अक्टूबर, 2019 


एस ० ओ०-74 दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 केन्द्रीय बिक्री कर ( झारखण्ड) नियमावली , 2006 के नियम 
8 के उपनियम (5) एवं (10 ) के अंतर्गत निम्नलिखित केन्द्रीय प्रपत्र सी को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया 
जाता है एवं सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाषित किया जाता है । 

विवरणी 
प्रपत्र सी का क्रमांक जेजी/ सी -0602559 , 0602867, 0901717, 0902914 
प्रपत्र रद्द करने का कारण - उसके दुरूपयोग की संभावना के कारण | 
प्रपत्र रद्दीकरण की तिथि - राज्य- कर उपायुक्त , गिरिडीह , अंचल , गिरिडीह के कार्यालय से सर्वश्री कार्बन 

रिसोर्सेज प्रा ० लि ० , गिरिडीह , टिन-20302330205 को निर्गत करने की तिथि से । 


, 


संचिका संख्या - वाकर /प्रपत्र रद्दी/02/ 2019 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रशांत कुमार, 
सचिव सह आयुक्त । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 776 -- 50 


